. 


. 


BOOK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 चैत्र, 1938 ( श० ) 


संख्या- 179 


राँची, बुधवार , 


22 मार्च, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
20 फरवरी , 2017 


संख्या-1/ पी०-105 / 2015 का .-1537 -- निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
विजय कुमार सिंह , भा. प्र. से. ( झाः2003 ) के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव कार्य में सामान्य प्रेक्षक के रूप में 
कार्य करने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति की अवधि में निदेशक , उच्च शिक्षा, झारखण्ड के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती मीना ठाकुर , भा.प्र. से. ( झाः2004 ) निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 179 -- 50 


